रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


Mara 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 10 , 2018 / चैत्र 20 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10 , 2018 /CHAITRA 20 , 1940 


सं . 1407 ] 
No. 1407] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 2018 
का . आ . 1553( अ). जबकि केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार , सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , की का . आ . संख्या 67( अ) दिनांकित 03.01. 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग -II, 
खंड 3, उप - खंड (ii ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कडापा ( वाईएसआर जिले) में राष्ट्रीय रारा 
67 के किमी 562/0 से किमी 564/ 0 ( हुबीली - कृष्णापट्टनम खंड ) पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग सं . 17 के स्थान पर 4- लेन 
आरओबी और इसके पहुंचमार्गों के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित भूमि का 
अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3) के अनुसार “ आंध्र ज्योति ( दैनिक 
तेलुगू) " दिनांकित 09.01. 2018 और "हंस इंडिया ( दैनिक - तेलुगू) " दिनांकित 09. 01. 2018 में प्रकाशित किया गया है ; 

और जबकि सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं । 
___ और जबकि , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है; 

इसलिए , अब , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इसके साथ 
उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा ; 

और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा (2) के अनुसरण में , एतद्द्वारा यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2107 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची - 3(घ ) 
आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय रारा -67 के किमी 562/ 0 से किमी 564 /0 तक 4- लेन आरओबी तथा इसके पहुंचमार्गों के निर्माण के लिए 
भू - खंड में पड़ने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


गांव का 


जिले का 
नाम 


___ मंडल का 

नाम 


। उप - प्रभाग 
सहित सर्वेक्षण भमिका पकार भूमि की क्षेत्रफल एकड 


[ प्रकार 


पट्टादारहितबद्ध व्यक्ति का नाम 


नाम 


सं . 


प्रकृति 


73 /1 
74/ ए 
74/ बी / 1 
77 / 1ए 


पट्टा 
पट्टा 
पट्टा 
पट्टा 
पट्टा 


आई. डी . 
आई . डी . 
आई. डी . 
जी . डी . 


0.27 
0 . 08 
1. 19 
0 .12 


81 / ए/ 2बी 


आई. डी . 


0 . 51 


81/ ए/ 3बी 


पट्टा 


आई. डी . 


0 . 29 


पट्टा 


81/ बी / 1 
82/ 2 
90 / 2 


पट्टा 


आई . डी . | 
आई . डी . 
आई. डी . 


0 .69 
0 . 37 
0 . 10 


पट्टा 


आर . ओबुला रेड्डी 
| आर . ओबुला रेड्डी 
आर. ओबुलारेड्डी एएनडी अन्य 
जी . अश्वर्थनारायण रेड्डी 
थेडागिरी रसूल बी , 
रामाचंद्रुडु, रत्नमैया 
आर. सुब्बारायुडु 
के . पद्मानाभैया 
डी . एन . महबूब साहेब 
| गंडलुरी राजारेड्डी प्लाट्स 
इल्लुरी रहमतुल्ला और अन्य 
पल्ला नागमुनैया गुरुवैया , 
सुधाकर राव 
पोलीचेरला गुरुवैया , 
जी . वेंकट सुब्बारेड्डी और अन्य 
डी . रामाचंद्रैया डी . लक्ष्मीकांतम्मा आर. 
वेंकट लक्षुम्मा अन्य 
जी . वेंकटसुब्बारेड्डी 
पी . सुजाता 
जी . सुजाता 
एम . अरुणा 
जी . सूर्यनारायण रेड्डी 


91/ 1बी 


पटा 


आई . डी . | 0 . 005 


कडापा 


प्रोड्डातुर ।| पेड्डाशेट्टीपल्ली 


91/ 2बी 


पट्टा 


आई . डी . | 0. 035 


91 / 3बी 


पदा 


आई . डी . 


0.01 


94/ 2 


पट्टा 


आई. डी . 


0. 37 


1310 / 1 


जी . डी . 


0 .09 


1311/ 1 


जी . पी . 


0. 24 


जी . वेंकटसुब्बा रेड्डी 


पट्टा 
सरकारी 

भूमि 
सरकारी 
भूमि 


1311/ 4 


0 .005 


जी . वेंकटसुब्बा रेड्डी 


जोड़ : 


4 . 375 


337/ 2सी2 


जी . डी . 


0 . 08 


पट्टा 
पट्टा 


338 /ए/ 1बी 


आई. डी . 


0. 12 


कडापा 


प्रोड्डातुर | बोल्लावरम 


वरम 


338/ बी / 2सी1 


पट्टा 


आई. डी . 


0 .08 


337 /1बी2 रेलवे क्वाटर्स जी . डी . - 0 .02 
338/ ए/ 2बी रेलवे क्वाटर्स आई. डी . 0. 38 

338/ बी /1 रेलवे लाइन आई. डी . 0. 23 
338/ बी / 2बी/ 1 बाइपाससड़क आई. डी . | 0 . 09 

339/ ए /1 रेलवे लाइन | जी . पी . 0. 15 
339/ ए/ 2 कब्रिस्तान जी . पी . 0 .06 
339/ बी /1ए कब्रिस्तान जी . पी . | 0 . 40 
339/ बी / 2ए कब्रिस्तान । जी . पी . 0 . 49 
340 / 1बी कब्रिस्तान - जी . पी . । 0. 35 

341/ 2 | रास्ता जी . पी . 0 .03 
344 /1बी खदान - जी . पी . 0.01 
344/ 2ए2 

खदान जी . पी . 0 . 09 
358/ ए/ 2बी रास्ता जी . पी . | 0. 01 


एम . सुब्बारायुडु पी . सुब्बारनम्मा 
कल्लुरी लक्ष्मी नरसिम्हुदु और अन्य 
ओ . रामासुब्बारेड्डी 
पांडिती रत्नाराजू 
पांडिती लेजर 
रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 
| रेलवे क्वाटर्स 

रेलवे क्वाटर्स 
| रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 
रेलवे क्वाटर्स 


[ HTT II - 2005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


16 


Hils : 
get uits : 


358 /T /3915 . Tal off . A . 0 . 13 Ta Falcf 
358/ 7/31 Ral 5 . A . 0 .02 25tà talef 

2 .74 

7 . 115 
[ 97. . 315ory / - 12014 /04 (13)/ 169/ 2016 - JA 15 34R ( af )] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd April , 2018 


S . O . 1553( E ) . — Where as by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, Department of Road Transport and Highways numbers S . O . 67 (E ) Dated 03.01 .2018 Published in Gazette of 
India , Extraordinary , Part- II, Section - 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared intension to 
acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of 4 lane ROB & and its 
approaches in lieu of existing level crossing No . 17 at Km 563/2 of NH -67 in the stretch of land from Km 562/0 to 
Km 564/0 (Hubli - Krishnapatnam Section ) in Kadapa ( YSR District) in the State of Andhra Pradesh . 

Any where as the substance of the said notification has been published in Andhra Jyothi (daily - Telugu ) dated : 
09 .01 .2018 and the Hans India (daily - Telugu ) dated : 09 .01. 2018 under sub -section ( 3 ) of section - 3A of the said Act. 

And whereas no objections have been received from any person by the competent authority. 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the central Government. 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose . 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the side act, the central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the said schedule shall west 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE - 3 ( D ) 
Brief description of the land to be acquired with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km 562/0 to Km 564/0 section on the National Highway No. 67 in the State of Andhra Pradesh , construction of 4 
lane ROB & and its approaches . 


Si. Name of 
No. District 


Name of 
Mandal 


Name of the 

Village 


Type of 
Land 


Nature of | Area 

Land in acres 


Name of the 
Pattadar /Interested person 


Sy . No 
with Sub 
Division 

73 /1 
74 / A 
74 / B / 1 
77 /1A 


patta 
patta 
patta 
patta 


I. D 
I. D 
I.D 
G .D 


0 . 27 
0 .08 
1. 19 
0 . 12 


81/ A /2B 


patta 


I.D 


0.51 


81/ A /3B 


patta 


0 . 29 


7 


Kadapa 


Proddatur 


Peddasettipalli 


81/ B / 1 
82/ 2 
90 / 2 


patta 
patta 
patta 


I.D 
I.D 
I. D 
I. D 


0 .69 
0 . 37 
0 . 10 


R . Obula Reddy 
R . Obula Reddy 
R . Obulareddy and others 
G . Aswarthanarayana Reddy 

Thedagari Rasool Bee , 
| Ramachandraudu , Rathnamaiah 

R . Subbarayudu 

K . Padmanabhaiah 
| D .N . Mahaboob Saheb 
Gandluri Rajareddy Plots 
Illuri Rahamathulla and others 
Palla Nagamunaiah 
Guruvaiah , 
Sudakar Rao 
Policherla Guruvaiah , 
G .Venakata Subbareddy and 
others 


91/1B 


patta 


I.D 


0 . 005 


91/2B 


patta 


I.D 


0 .035 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


91/3B 


patta 


I.D 


0 .01 


D . Ramachandraiah 
D . Lakshmikanthamma 
R .Venkata Lakshumma others 
G . Venkatasubbareddy 
P . Sujatha 
G . Sujatha 
M . Aruna 
G . Suryanrayana Reddy 


94 / 2 


patta 


ID 


0.37 


1310 / 1 


G . D 


0 .09 


1311/ 1 


patta 
Govt. 

land 
Govt. 
land 


G .P 


0 .24 


G . Venkatasubba Reddy 


1311/4 


0 . 005 


G . Venkatasubba Reddy 


Total: 


4 . 375 


337 /2C2 


Patta 


G.D 


0 .08 


M . Subbarayudu 
P . Subbarathanamma 
Kalluri Lakshmi Narasimhudu 
And others 


1 | Kadapa | Proddaturu 


Bollavaram 


338 / A / 1B 


Patta 


I. D 


0 .12 


| 0 . Ramasubbareddy 


- 


338/B /2C1 


Patta 


I.D 


0 .08 


Panditi Rathanaraju 
Panditi Lazer 


0 .02 


Railway Quarters 


G .D 
I.D 


1 


0. 38 


Railway Quarters 


I.D 


0. 23 


Railway Quarters 


ters 


I.D 


0 . 09 


Railway Quarters 


G . P 


0 . 15 


| Railway Quarters 


G .P 


0 .06 


Railway Quarters 


337 /1B2 Railway 

Quarters 
338/ A / 2B Railway 

Quarters 
338 / B / 1 Railway 

Line 
338 / B /2B / 1 By Pass 

Road 
339/ A / 1 Railway 

Line 
339 / A / 2 Burial 

Ground 

Burial 
339 / B /1A 

Ground 

Burial 
339 / B /2A 

Ground 

Burial 
340 / 1B 

Ground 
341/ 2 Rastha 
344 / 1B Mines 
344 /2A2 

Mines 
358 / A /2B Rastha 
358 / A /3A1A Rastha 
358 / A /3B1 Rastha 


G .P 


0 .40 


Railway Quarters 


G .P 


0 .49 


Railway Quarters 


G .P 


G . P 
G .P 
G . P 
G .P 
G . P 


0.35 
0 .03 
0 .01 
0 .09 
0 .01 
0 . 13 
0 . 02 
2 .74 
7 . 115 


Railway Quarters 
Railway Quarters 
Railway Quarters 
Railway Quarters 
Railway Quarters 
Railway Quarters 
Railway Quarters 


G .P 


Total: 
Grand Total: 


[F . No .RW /NH - 12014 /AP ( 13 )/LA/ 2016 - S & R ( B ) ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Digitally signed by RAKESH 

SUKUL 
RAKESH SUKUL 

Date : 2018.04. 12 19: 32:42 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


